L 


... 


OUR 


PATRIKA 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


18 फाल्गुन , 1939 ( श० ) 
9 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 218 राँची, शुक्रवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
22 दिसम्बर , 2017 


संख्या- 3/पद-01( ख)-11/ 2014 का .- 12516 -- माननीय उच्च न्यायालय , झारखण्ड द्वारा 
WP(S) - 3239/2017 (मिथुन कुमार एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य ) में पारित अंतरिम 
आदेश के अनुपालन के क्रम में झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्रांक - 4139 दिनांक 
15 दिसम्बर , 2017 के आलोक में झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के अपर सचिव/ संयुक्त सचिव स्तर के 
निम्नांकित पदाधिकारियों को दिनांक 22 दिसम्बर , 2017 से 12 जनवरी, 2018 (कार्यालय अवधि 
10: 30 बजे पूर्वाह्न से 4: 00 बजे अपराह्न) तक उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ- IV में अंकित 
विभिन्न क्षेत्रों में गठित Apex Medical Board में चिकित्सीय पुनर्परीक्षण कार्य में पारदर्शिता हेतु 
प्रतिनियुक्ति किया जाता है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 9 मार्च, 2018 


क्र० 


पदाधिकारी का नाम/ पदनाम विभिन्न क्षेत्रों में गठित 

स्थान 
Apex Medical Board 

IV 
श्री रणेन्द्र कुमार , 

| दक्षिणी छोटनागपुर क्षेत्र, राँची सदर अस्पताल, राँची 
निदेशक खेलकूद , पर्यटन , कला 
संस्कृति , खेलकूद एवं युवा कार्य 
विभाग , झारखण्ड , राँची 
श्री राम नरेश, पलामू क्षेत्र डालटेनगंज सदर 

अस्पताल , 
बन्दोबस्त पदाधिकारी, पलामू 

डालटेनगंज 
श्री सलन भुईयाँ , 

| कोल्हान क्षेत्र चाईबासा सदर अस्पताल , 
परियोजना निदेशक , समेकित 

चाईबासा 
जनजाति विकास अभिकरण , 
चाईबासा 
श्री दीपक कुमार शाही , 

हजारीबाग क्षेत्र, हजारीबाग 

सदर 

अस्पताल , 
बन्दोबस्त पदाधिकारी , हजारीबाग 

हजारीबाग 
| श्री मनोज जायसवाल , 

कोयला क्षेत्र , बोकारो सदर अस्पताल , बोकारो 
सचिव, बियाडा, बोकारो 
| श्री शिशिर कुमार सिन्हा , संथाल परगना क्षेत्र , दुमका सदर अस्पताल , दुमका 
परियोजना निदेशक , समेकित 
जनजाति विकास अभिकरण , दुमका 
श्री चितरंजन कुमार, 

झा०स०पु०, राँची 

जैप - 1 मुख्यालय, राँची 
अपर सचिव , महिला , बाल विकास 
एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग , 
झारखण्ड, राँची 


5 


6 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


एच० के० सुधाँशु, 
सरकार के अवर सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 218 -- 50 


